निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 241 ) 


24 फाल्गुन 1934 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 15 मार्च 2013 


विधि विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

14 मार्च 2013 
एस0ओ0 170 , दिनांक 15 मार्च 2013 — विधि विभागीय अधिसूचना संख्या - 944 / जे0 , दिनांक 22.02. 2011 
द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के कार्यान्वयन हेतु लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित 
श्री ज्ञानचन्द्र , उप- सचिव, विधि विभाग का सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या - 3453 , दिनांक 27.02 . 
2013 द्वारा निदेशक ( संयुक्त सचिव स्तर ) के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप श्री लाल बाबू गुप्ता , 
अवर सचिव , विधि विभाग , बिहार , पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त लोक सूचना पदाधिकारी एवं जन 
शिकायत कोषांग का कार्य सम्पादित करने हेतु अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है । 

2. उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या -944जे0, दिनांक 22 . 02. 2011 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा । 
3. उक्त अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत रहेगी । 
4. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

( सं0सं0 - बी0 / स्था0 - 22 -02/ 2009 - 2036 / जे0 ) 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 241- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


